than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

8 माघ , 19 3 6 ( श०) 
संख्या 55 राँची, बुधवार 

28 जनवरी , 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
27 जनवरी , 2015 


संख्या- 13/ शक्ति प्र0 - 14 / 2014 का0- 658 -- उपायुक्त , पाकुड़ के पत्रांक 1867 दिनांक 16 दिसम्बर , 
2014 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में , अनुबद्ध अनुसूची में उल्लिखित 176 पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों 
को दण्ड प्रक्रिया संहिता- 1973 ( एक्ट- 2, 1974) की धारा- 21 के तहत प्रतिनियुक्ति की तिथि से विधानसभा 
निर्वाचन, 2014 के कार्य सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्ति 
प्रदान करने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से 


उमेश चन्द्र सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 55 – 50 । । 


